रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L .- 33004/ 99 


CKo 


. 


सत्यमेव जयते 


राजपत्र 
The Gazette of India 


भारत का राजपत्र 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 – Sub -section (i) 


LS 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 116 ] 


No. 116 ) 


नई दिल्ली, सोमवार , फरवरी 21, 2000 / फाल्गुन 2 , 1921 
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 21, 2000 /PHALGUNA 2 , 1921 
NEW DEL 


- 


- 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 21 फरवरी, 2000 

सं . 4/ 2000 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सा . का.नि . 146( अ ). -- - केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) की 
धारा 5क की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि 
लोकहित मे ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मत्रालय ( राजस्व विभाग ) की 
अधिसूचना स0 64 / 95-- - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 16 मार्च, 1995 का निम्नलिखित और 
संशोधन करती है, अर्थात् . 


उक्त अधिसूचना में , सारणी मे, कम स. 17 और उससे सबधित प्रविष्टियों के बाद , 
निम्नलिखित कम सं. और उससे सबधित प्रविष्टिया जोड़ी जायेगी, अर्थात्---- 


18. सभी माल 


यदि, 


उनका प्रदाय रक्षा मत्रालय के अधीन कार्यक्रम सम्युक्त को किया 
जाता है, और 


माल की निकासी से पूर्व, कार्यक्रम निदेशक, कार्यक्रम सम्युक्त से 
इस आशय का एक प्रमाणपत्र कि ऐसे माल उक्त कार्यक्रम सम्युक्त 
के लिए आशयित है, उचित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता 


504 GI/2000 


THE GAZETTE OF INDIA - EXTRAORDINARY 

[Part II — Sec. 3(1)] 
parea put.- 5TH 3TEHTHT CT tek ata 1 Parter , 2000 JL. 
उसके उपरान्त प्रभावी नहीं होगी । " 


( 97. . 354/ 190 /99 - 21.347 . 7. ] 


प्रशान्त कुमार सिन्हा, अवर सचिव 


टिप्पण : - मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र , असाधारण में अधिसूचना सं . 64 / 95 - केन्द्रीय उत्पाद 

Tech , 16 Hie , 1995 [ HI.CI.f 256 ( 34 ), O 16 HT , 1995 ) GET TOATA 
गई थी और उसका अंतिम बार संशोधन अधिसूचना स. 07 / 98 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 
2 96 , 1998 ( Fl .f . 302 ( 37 ), arta 2 77 , 1998 ) GRI faze TU 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 21st February , 2000 
No. 4 /2000 -CENTRAL EXCISE 


G . S. R . No. 146 (E ).-- - In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of section 5A of 
the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944 ), the Central Government, being satisfied that it is 
necessary in the public interest so to do , hereby makes the following further amendment in the 
notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ), No. 
64 /95 -Central Excise , dated the 16th March , 1995 , namely : 

In the said notification , in the Table , after serial No . 17 and the entries relating thereto , the 
following serial No. and entries shall be added , namely: 


(2 ) 


“ 18 . 


All goods 


If, 

supplied to the Programme SAMYUKTA under the 
Ministry of Defence; and 
before clearances of the goods, a certificate from the 
Programme Director, Programme SAMYUKTA to the 
effect that such goods are intended for the said 
Programme SAMYUKTA , is produced to the proper 

officer . 
Explanation .- Nothing contained in this exemption shall have 
effect on or after the 1st day of September, 2000 ." . 


[F . No. 354 / 190 / 99 - TRU ] 
PRASHANT KUMAR SINHA , Under Secy . 


Note: -- The principal notification was published in the Gazette of India , Extraordinary , vide 
notification No. 64 /95 -Central Excise , dated the 16th March , 1995 (G . S . R . 256 ( E ), dated the 16th 
March , 1995 ) and was last amended by notification No.07 / 98 - Central Excise , dated the 2nd June , 
1998 [G . S . R . 302 ( E ), dated the 2nd June, 1998 ] 


[ भाग II -~ खण्ड 3(i ) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 21 फरवरी , 2000 

सं. 14/ 2000 -- सीमा शुल्क 
सा . का. नि . 147( अ ). - केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52), की धारा 25 
की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि 
लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार वित्त मत्रालय (राजस्व विभाग ) की अधिसूचना 
सं0 20 / 99 - सीमाशुल्क , तारीख 28 फरवरी , 1999 का निम्नलिखित और संशोधन करती है , 
अर्थात . 

उक्त अधिसूचना में , सारणी में , 
( क ) क्रम स. 11 A और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा 

जाएगा, अर्थात - । 
(1 ) (2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) (5 ) ( 6 ) 
1A | 15 (i) वनस्पति तेल नारियल तेल, पाम तेल 151 

और उसके अंश , परिष्कृत या अपरिष्कृित, से 
भिन्न ] खाद्य श्रेणी का खुला यचा प्रपुंज रूप 
में , उपर कम सं. 11 में विनिर्दिष्ट से भिन्न , 

वनस्पति नाम से सामान्यतः ज्ञात तेल के 
| विनिर्माण , या परिष्करण के लिए आयातित 
| ( ii ) पाम तेल और उसके अंश, खाद्य श्रेणी 

का, मुक्त वसीय अम्ल युक्त , खुला 
या प्रपुंज रूप मे, वनस्पति नाम से सामान्यत . 
ज्ञात तेल के विनिर्माण के लिये आयातित 
स्पष्टीकरण, वनस्पति तेल से,न्यूनतम 05 / 
मुक्त वसीय अम्ल युक्त कोई . वनस्पति 
तेल अभिप्रेत है । 


5 . 


" 


[ फा . सं. 354/64/ 99 - टी . आर. यू. ] 
प्रशान्त कुमार सिन्हा, अवर सचिव 


टिप्पण. -- 


मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण , में अधिसूचना स . 
20 / 99 -- सीमाशुल्क , तारीख 28 फरवरी, 1999 । सा का नि 156 । ।, तारीख 28 
फरवरी, 1999 | द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसका अतिम सशोधन अधिसूचना 
स . 139 / 99 - सीमाशुल्क , तारीख 30 दिसम्बर 1999 सा. का .नि . 837 अ तारीख 
30 दिसम्बर, 19991 द्वारा किया गया । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 21st February , 2000 

No. 14/ 2000-CUSTOMS 
G. S . R. No. 147 ( E ). - - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 25 of the 
Customs Act, 1962 (52 of 1962 ), the CentralGovernment, being satisfied that it is necessary in the public 
interest so to do , hereby makes the following further amendments in the notification of the Government 
of India in the Ministry of Finance(Department of Revenue ), No. 20 /99 - Customs, dated the 28th February , 
1999, namely: 


In the said notification , in the Table , 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec. 3 (1) ] 


( a ) for serial No .11A and the entries relating thereto, the following entries shall be 

substituted , namely : 


( 1) _ ( 2 ) 
"11A. 15 


15 % 


( 3 ) 
( i) Vegetable oils (excluding coconut oil, palm oil 

and its fractions thereof whether refined or not) 
of edible grade, in loose or bulk form other 
than those specified in S . No. 11 above , 
imported for the manufacture of oil commonly 

known as “ Vanaspati ” or for refining , 
( ii ) Palm oil and fractions thereof of edible grade, 

with free fatty acid content of at least 2 % , in 
loose or bulk form , imported for the manufacture of 
oil commonly known as “ Vanaspati ” 


Explanation :- The expression “ Vegetable Oil” means 
any vegetable oilwith free fatty acid content 
of at least 0 . 5 % . 


[ F. No. 354/64/99- TRU] 

PRASHANT KUMAR SINHA, Under Secy . 
Note : - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide 
notification No. 20/ 99 -Customs, dated the 28th February, 1999,[ G. S. R.156 ( E), dated the 28th 
February,1999] and was last amended by notification No. 139/ 99 - Customs , dated the 30th 
December, 1999 [ G. S. R. 837( E), dated the 30th December ,1999 ]. 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 21 फरवरी , 2000 

सं. 5/ 2000 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सा . का.नि . 148( अ ). -- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 (1944 का 1 ) की 
धारा 5क की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि 
लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,निर्देश देती है कि इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ ( 2) मे 
विनिर्दिष्ट , भारत सरकार के वित्त मत्रालय ( राजस्व विभाग ) की प्रत्येक अधिसूचनाओ का स्तभ ( 3 ) 
की तत्स्थानी प्रविष्टि मे विनिर्दिष्ट रीति से किया जायेगा । 

सारणी 
कम स. अधिसूचना स. और तारीख संशोधन 

| ( 3 ) 


88 / 88 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , उक्त अधिसूचना मे,-- 
तारीख 1 मार्च, 1988 | (i ) तीसरे परन्तुक का लोप किया जायेगा । 

(ii) स्पष्टीकरण में खड क के स्थान पर निम्नलिखित 

रखा जायेगा, अर्थात् , 
( क ) ग्रागीण क्षेत्र से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो कि भू - 

राजस्व अभिलेख में परिभाषित ग्राम है, और 
( i ) किसी नगर निगम कमेटी, नगर निगम, टाउन 

एरिया कमेटी, छावनी बोर्ड या अधिसूचित क्षेत्र 

कमेटी के अतर्गत कोई क्षेत्र अथवा 
(iiन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा शहरा 

क्षेत्र जे अतिरिक्त कोई और 


. . - - 


- - - 


- 


. . 


. 


. 


- 


- - - - --- - ---- - --- 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 


5 / 99 - कंन्द्रीय उत्पाद शुल्क , । उक्त अधिसूचनाओ मे ,उपाबद्ध मे शर्त स. 12 मे, 
तारीख 1 मार्च, 1999 | क । परंतुक में खंड में । के स्थान पर निम्नलिखित 

| रखा जायेगा अर्थात. 
" ( पा ) उक्त माल को , जिनका कोई ब्राड नाम या 
किसी अन्य व्यक्ति का कोई व्यापार नाम है ( चाहे 
पजीकृत हो या नही ), सिवाय उन मामलों में जहा 
विनिर्दिष्ट माल का विनिर्माण किसी ग्रामीण क्षेत्र में स्थित 
किसी कारखाने में होता है । 


को 


ख । स्पष्टीकरण मे, खड ( M ) के पश्चात् निम्नलिखितलो 
___ अतः स्थापित किया जायेगा, अर्थात्ः 
( vi ) ग्रामीण क्षेत्र " से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो 

कि भू राजस्व अभिलेख मे परिभाषित ग्राम है , 

और 
(i ) किसी नगर निगम कमेटी, नगर निगम, टाउन 

एरिया कमेटी, छावनी बोर्ड या अधिसूचित क्षेत्र 

कमेटी के अंतर्गत कोई क्षेत्र अथवा 
| (ii ) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा शहरी 

क्षेत्र जैसा अधिसूचित कोई क्षेत्र , 

के अतिरिक्त है । 
8 / 99 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , उक्त अधिसूचना में , 
| तारीख 28 फरवरी, 1999 ti ) पैरा 4 में , खड । ख । के पश्चात् निम्नलिखित अंत 

र स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-- 
ग । जहां विनिर्दिष्ट माल का विनिर्माण किसी ग्रामीण 

क्षेत्र मे स्थित किसी कारखाने में होता है । " 
( 1 ) स्पष्टीकरण में खंड ( ऊ ) के पश्चात् निम्नलिखित 

को अत: स्थापित किया जायेगा, अर्थात् : 
( ए ) ग्रामीण क्षेत्र से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो 

कि भू राजस्व अभिलेख मे परिभाषित ग्राम है , 

और 
(i) किसी नगर निगम कमेटी, नगर निगम, टाउन 

एरिया कमेटी, छावनी बोर्ड या अधिसूचित क्षेत्र 

कमेटी के अंतर्गत कोई क्षेत्र अथवा 
( ii ) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा शहरी 

क्षेत्र जैसा अधिसूचित कोई क्षेत्र , 

के अतिरिक्त है । " 
19 / 99 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , उक्त अधिसूचना में , 
तारीख 28 फरवरी, 1999 | | । पैरा 4 में खंड । ख । के पश्चात् निम्नलिखित अतः 

स्थापित किया जायेगा, अर्थात्. 
। ग । जहा विनिर्दिष्ट माल का विनिर्माण किसी ग्रामीण 

क्षेत्र मे स्थित किसी कारखाने में होता है । 
( ii ) स्पष्टीकरण मे , खड ( 3 ) के पश्चात् निम्नलिखित 

को अंत. स्थापित किया जायेगा , अर्थात् : 
( ए ) ग्रामीण क्षेत्र से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो 

कि भू राजस्व अभिलेख मे परिभाषित ग्राम है , 

और 
( i ) किसी नगर निगम कमेटी, नगर निगम, टाउन 

एरिया कमेटी, छावनी बोर्ड या अधिसूचित क्षेत्र 
कमेटी के अतर्गत कोई क्षेत्र अथवा 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II ---SEC . 3 (i) ] 


( ii ) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा शहरी 

क्षेत्र जैसा अधिसूचित कोई क्षेत्र 

के अतिरिक्त है । 
10 / 99 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , उक्त अधिसूचना में - 
तारीख 28 फरवरी, 1999 ) पैरा 4 में , खड । ख । के पश्चात् निम्नलिखित अंतः 

स्थापित किया जायेगा, अर्थातः 
ग । जहा विनिर्दिष्ट माल का विनिर्माण किसी ग्रामीण 

क्षेत्र मे स्थित किसी कारखाने में होता है। " 
Cin) स्पष्टीकरण में , खड ( 3 ) के पश्चात् निम्नलिखित 
__ अंत . स्थापित किया जायेगा , अर्थात् : 
( ए ) ग्रामीण क्षेत्र से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो 

कि भू राजस्व अभिलेख में परिभाषित ग्राम है , 

और 
(i) किसी नगर निगम कमेटी, नगर निगम, टाउन 

एरिया कमेटी, छावनी बोर्ड या अधिसूचित क्षेत्र 

कमेटी के अतर्गत कोई क्षेत्र , अथवा 
(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा शहरी 

क्षेत्र जैसा अधिसूचित कोई क्षेत्र , 
के अतिरिक्त है । " 


[ फा . सं. 341/65/ 99 - टी. आर. यू. ] 

प्रशान्त कुमार सिन्हा, अवर सचिव 
टिप्पण : - 
7 . अधिसूचना सं. 88 / 88 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 1 मार्च, 1988 [ सा. का. नि . 277 ( अ ) , 

तारीख 1 मार्च, 1988] द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसका अंतिम बार सशोधन अधिसूचना 
स . 7 / ११ - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 28 फरवरी , सा. का. नि । । १ ( अ), तारीख 28 फरवरी , 

१११ ] द्वारा किया गया । 


2 . अधिसूचना सं. 5 / 99 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 28 फरवरी,1999 ( सा . का .नि 167 
( अ) , तारीख 28 फरवरी, 1999 ) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसका अंतिम बार सशोधन 
अधिसूचना स. 44 / ११ - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 29 दिसम्बर 11 सा. का.नि . 829 ( अ ) , 
तारीख 29 दिसम्बर , १११ द्वारा किया गया । 
3. अधिसूचना सं 8 / 99 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क . तारीख 28 फरवरी, सा . का नि 170 
( अ ) तारीख 26 फरवरीनारा प्रकाशित की गई थी और उसका अतिम बार सशोधन अधिसूचना स 
24 / 99 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 12 मई , 1999 [ सा का.नि 343 ( अ ), तारीख 12 मई, 
1999 ] द्वारा किया गया । 


4 अधिसूचना स 9 / 99 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 28 फरवरी, 1999 ( सा . का नि 171 
( अ ), तारीख 28 फरवरी, 1999 ) द्वारा प्रकाशित की गई थी आर उराका अंतिम बार सशोधान 
अधिसूचना स .. . 24 / ११ - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख । 2- 713 ,1१११ सा का नि 34 3 (37 ) , 

द्वारा किया गया । 


1941 ] 


[ 47 II — 05 3 ( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5. 3ÈTIGHT PI10 / 99 - Chata Bir Ymh , arte 2852931," C_ 177.Ch . 172 ( 37 ) 
( अ ), तारीख 28 फरवरी ,111)) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसका अतिम बार सशोधन अधिसूचना 

1. 22 / 99 - Josta Brare Tech , hitra 11 FS , 1499 [ .77. 4. 336 ( 31),727 
112 ,7199€TT featTTI 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 21st February, 2000 

No. 5 /2000 -CENTRAL EXCISE 
G .S .R . No . 148(E ). In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 5A 
of the Central Excise Tariff Act, 1985 (1 of 1986 ) the Central Government, being satisfied that it 
i is in the public interest so to do , directs that each of the notifications of the Government of 

India in the Ministry of Finance ( Department of Revenue), specified in column (2 ) of the Table 
hereto annexed shall be amended in the manner specified in column ( 3 ) of the said Table . 


TABLE 


Notification No . and date 


Amendment 


(2 ) 


88 /88 -Central Excise , dated 15 
March , 1988 


(3 ) 
In the said notification , 
(i) the third proviso shall be 

omitted ; 
in the Explanation , for (a ), the 
following shall be substituted , 

namely : 
(a ) “ rural area" means the area 
comprised in a village as defined in the 
- land revenue records , excluding 

the area under any municipal 
committee, 

municipal 
corporation , town area 
committee , cantonment board or 

notified area committee , or 
any area that may be notified as an urban 
area by the Central Government or a State 
Government. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - SEC, 3(1)] 


- 


- 


- 


- 


5 /99 - Central Excise, dated 28th 
February , 1999 


In the said notification , in the Annexure , 
in condition No 12 , 
(a ) in the proviso, for clause ( iii ), the 
following shall be substituted , namely : 
" (iii) to the said goods bearing a brand 
name or a trade name ( whether registered 
or not ) of another person except in a case 
where the specified goods are 
manufactured in a factory located in a 
rural area ;" 


(b ) in the Explanation , after clause ( v ), the 
following shall be inserted , namely: 


(vi) “ rural area " means the area 
comprised in a village as defined in the 
land revenue records , excluding 

the area under any municipal 
committee , municipal 
corporation , town area 
committee, cantonment board or 
notified area committee ,or 


( 11 ) 


any area that may be notified as 
an urban area by the Central 
Government or a State 
Government. 


3 . 


8 / 99 -Central Excise dated 28th 
February , 1999 


In the said notification , 
(i) in paragraph 4 , after clause (b ), the 
following shall be inserted , namely : 


" (c) where the specified goods are 
manufactured in a factory located in a 
rural area." ; 


( ii ) in the Explanation , after clause (G ), the 
following shall be inserted namely : 


( H ) “ rural area " means the area 
comprised in a village as defined in the 
land revenue records , excluding 


the area under any municipal 
committee , 

municipal 
corporation , town area 


( 11 11 - Gus 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


committee , cantonment board or 
notified area committee , or 


( ii ) 


any area that may be notified as 
an urban area by the Central 
Government or a State 
Government. 


9 / 99 -Central Excise , dated 28th 
February , 1999 


In the said notification , 
(i) in paragraph 4 , after clause (b ), the 
following shall be inserted , namely : 


" ( c ) where the specified goods are 
manufactured in a factory located in a 
rural area." ; 


(ii) in the Explanation , after clause (G ), the 
following shall be inserted , namely : 


( H ) “ rural area " means the area 
comprised in a village as defined in the 
land revenue records , excluding 

the area under any municipal 
committee, 

municipal 
corporation , town area 
committee , cantonment board or 
notified area committee or 


any area that may be notified as 
an urban area by the Central 
Government or a State 
Government. 


5 . 


10 /99- Central Excise , dated 28 " 
February , 1999 


In the said notification , 
(i) in paragraph 4 , after clause (b ), the 
following shall be inserted , namely: 


" (c ) where the specified goods are 
manufactured in a factory located in a 
rural area." ; 


( ii ) in the Explanation , after clause (G ), th 
following shall be inserted , namely: 

( H ) “ rural area" means the area 
comprised in a village as defined in 
land revenue records ,excluding 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — Sec . 3(1)] 


the area under any municipal 
committee , 

municipal 
corporation , town area 
committee , cantonment board or 
notified area committee , or 


(ii ) 


any area that may be notified as 
an urban area by the Central 
Government or a State 
Government. 


[F . No. 341 /65 /99 - TRU ] 
PRASHANT KUMAR SINHA, Under Secy . 


Note : 
1 . Notification No. 88 /88 -Central Excise , dated 1st March , 1988 was published in the Gazette of 
India, Extraordinary , vide G .S.R. 277 (E ), dated the 1st March, 1988 and was last amended by 
notification No.7 /99 - Central Excise , dated the 28th February , 1999 [ G .S .R . 169 ( E ) , dated the 
28th February , 1999 ] 


2 . Notification No.5 / 99 -Central Excise , dated 28th February , 1999 was published in the Gazette 
of India , Extraordinary , vide G . S . R . 167 ( E ), dated the 28 " February , 1999 and was last amended 
by notification No.44 /99 -Central Excise , dated the 29th December, 1999 [ G .S . R . 829 ( E ), dated 
the 29th December,1999 ] 


3. Notification No .8 /99 -Central Excise, dated 28th February , 1999 was published in the Gazette 
of India , Extraordinary , vide G .S.R. 170 (E ), dated the 28th February , 1999 and was last amended 
by notification No.24 /99 - Central Excise , dated the 12th May, 1999 [ G .S.R . 343 (E ), dated the 
12th May, 1999 ) 


4. Notification No.9 /99 -Central Excise , dated 28th February, 1999 was published in the Gazette 
of India , Extraordinary , vide G .S.R . 171 (E ), dated the 28th February , 1999 and was last amended 
by notification No. 24 /99 - Central Excise , dated the 12th May ,1999 [ G . S.R . 343 (E ), dated the 
12th May , 1999 ) 


5 . Notification No. 10 / 99 -Central Excise , dated 28" February , 1999 was published in the Gazette 
of India , Extraordinary , vide G . S . R . 172 ( E ), dated the 28th February , 1999 and was last amended 
by notification No.22 /99 - Central Excise , dated the 11th May, 1999 [ G .S .R .336 (E ), dated thel 1th 
May , 1999 ] 


sonorerinary wide 


. Recipes des de 


les 


19 , 1 gubaliate 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 21 फरवरी , 2000 

सं. 15/ 2000 - सीमा शुल्क 
सा . का. नि. 149( अ ). - केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 ( 1975 का 51), की 
धारा 3अ की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं0 22 / 99 - सीमाशुल्क , तारीख 28 फरवरी , 1999 का 
निम्नलिखित और सशोधन करती है, अर्थात्:-- 


उक्त अधिसूचना की सारणी में , कम स 14 के सामने, स्तभ । 2 । की प्रविष्टि के स्थान पर 
निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: 


वनस्पति तेल ( नारियल तेल, पाम तेल से भिन्न ) खाद्य श्रेणी का, सीमाशुल्क टैरिफ 
अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अध्याय 15 के अंतर्गत आने वाले - 


क । वनस्पति तेल (नारियल तेल, पाम तेल और उसके अंश, परिष्कृत या अपरिष्कृित, से 

भिन्न ) खाद्य श्रेणी का खुला यचा प्रपुंज रूप में , उपर क्रम स. 11 में विनिर्दिष्ट से 
भिन्न , वनस्पति नाम से सामान्यत ज्ञात तेल के विनिर्माण , या परिष्करण के लिए 
आयातित ; अथवा 


ख । पाम तेल और उसके अंश , खाद्य श्रेणी का, मुक्त वसीय अम्ल 2 / . से कम, खुला 

या प्रपुज रूप मे , वनस्पति नाम से सामान्यत . ज्ञात तेल के विनिर्माण के लिये 
आयातित । " 


[ फा . सं. 354/ 64 /99 - टी. आर. यू. ] 
प्रशान्त कुमार सिन्हा, अवर सचिव 


टिप्पण : - ___ मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण , में अधिसूचना सं . 

22 / 99 - सीमाशुल्क , तारीख 28 फरवरी, 1999 सा . का नि . 158 अ ।, तारीख 28 
फरवरी, 1999 1 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसका अंतिम सशोधन अधिसूचना 
सं. 140 / 99 - सीमाशुल्क, तारीख 30 दिसम्बर, 1999 सा. का .नि . 838 अ I, तारीख 
30 दिसम्बर , 1999 । द्वारा किया गया । 


12 _ 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec . 3 (1)] 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 21st February , 2000 

No. 15 /2000- CUSTOMS 


G .S .R . No. 149 (E ). - In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of section 3A of the 
Customs Tariff Act , 1975 (51 of 1975), the Central Government, hereby makes the following 
further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
(Department ofRevenue), No .22 /99 - Customs, dated the 28th February 1999 , namely : 


In the Table to the said notification , against serial No.14 , for the entry in column (2), the 
following shall be substituted , namely : 


" Vegetable Oil of edible grade falling under Chapter 15 of the First Schedule to the 

Customs Tariff Act, imported for manufacturing as under: 


(a ) 


Vegetable Oil (other thari coconut oil and palm oil and its fractions) of edible 
grade with free fatty acid content of at least 0 .5 % imported for the manufacture 
of vegetable oil commonly known as “ Vanaspati ” or for refining ; or 


(b ) 


Crude palm oil and its fractions, of edible grade with free fatty acid contents of 
at least 2 % imported for the manufacture of hydrogenated vegetable oil 
commonly known as “ Vanaspati ” . 


[F . No. 354 /64/ 99 - TRU ] 
PRASHANTKUMAR SINHA , Under Secy . 


Note :- The principal notification was published in the Gazette of India , Extraordinary , vide 
notification No. 22 /99 - Customs, dated the 28th February , 1999 [G . S . R . 158 (E ), dated the 28th 
February , 1999 ] and was last amended by notification No. 140 /99 -Customs, dated the 30th 
December, 1999 [G . S . R . 838 ( E ), dated the 30th December, 1999 ). 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- G 


- 


- 


- 


- 


I rinted by the Manager ( 011 ol Indu Press Ring Road . Marpun New Delhi-110064 

and published by the Controller ol Publications Delhi - 110054 - - 2000 


